निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 976 ) पटना, वृहस्पतिवार , 15 नवम्बर 2018 

पुलिस उप - महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध क्षेत्र, गया 


मगध क्षेत्रादेश संख्या - 231 / 2018 

29 अक्तूबर 2018 
सं० 1656 / सा०शाo - पुलिस महानिदेशक , बिहार , पटना का कार्यालय ज्ञापांक - 772 / 
395043 / पी0 - 2 , दिनांक 26. 10. 18 के द्वारा आदेश दिये गये है कि अवमाननावाद संख्या - 14 - 18 / 
2018 एवं अवमाननावाद संख्या - 22 / 2018 ( उत्पन्न सिविल अपील संख्या - 2805 / 2017 ) में दिनांक 
08. 05. 2018 तथा अवमाननावाद संख्या - 1711 / 2018 में दिनांक 11. 10 . 2018 एवं दिनांक 24. 10. 2018 
को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुसार सिविल अपील 
एवं अन्य सदृश अपीलों के कुल 133 अपीलकर्तागण यदि चिकित्सीय जॉच में योग्य पाये जाते है तो 
उनकी नियुक्ति पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर दिनांक 31. 10 . 2018 के पूर्व किया जाना अनिवार्य है । 
गृह विभाग के पत्रांक - 9220, दिनांक 24.10. 18, पत्रांक - सं0सं0को016, दिनांक 25. 10. 18, 

317 , दिनांक 26. 10 . 18 एवं पत्रांक - 9316, दिनांक 26. 10 . 18 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
के न्याय निर्णय के शत - प्रतिशत अनुपालन हेतु निदेश / सहमति प्राप्त है । इस आदेश में मगध क्षेत्र , गया 
के लिए कुल - 28 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उल्लेख 
किया गया है । 

उपरोक्त आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय से मगध क्षेत्र, गया के लिए उल्लेखित 
कुल - 28 अभ्यर्थियों के फोल्डर प्राप्त हुए । पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का कार्यालय 
ज्ञापांक - 772 / 395043 / पी0 - 2 , दिनांक 26. 10. 18 के आलोक में सभी 28 अभ्यर्थियों की चिकित्सीय 
जॉच हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक - 1633 / सा०शा0 , दिनांक 27. 10. 2018 के द्वारा असैनिक शल्य 
चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , गया को अनुरोध किया गया । पुनः इन 28 उपस्थित 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2018 
अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जॉच असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया से 
कराने हेतु सभी 28 अभ्यार्थियों के साथ इस कार्यालय के ज्ञापांक - 1650 / सा०शा0 दिनांक 29 .10. 18 
द्वारा भेजा गया । इस आलोक में सभी 28 अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जॉच प्रतिवेदन असैनिक शल्य 
चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया का पत्रांक - 3343, दिनांक 29. 10. 2018 से प्राप्त हुआ । 
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया के द्वारा दिये गये चिकित्सीय जॉच 
प्रतिवेदन में पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए सभी 28 अभ्यार्थी योग्य पाये गये । 

उपरोक्त आलोक में मगध क्षेत्र के लिए पुलिस मुख्यालय से कुल - 28 अनुशंसित अभ्यर्थियों के 
प्राप्त फोल्डर एवं अनुकंमाक के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को अपुनरीक्षित वेतनमान , बैण्ड 
वेतन - 9300 - 34, 800 , ग्रेड पे - 4200 , पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में स्तर (Level -6 ) मे 

परीक्ष्यमान पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है: 
क्र० अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम 

स्थायी पता 

आरक्षण | लिंग 
रौल नं0 / जन्म तिथि 

कोटि 


सं० 


2 


सामान्य 


पुरूष 


राजीव कुमार / Go0366 
/ 27 .02. 1979 


| पिता - योगेश कुमार 

मिश्रा 


मो० - गोपाल पाण्डेय लाइन मानपुर 
पो0 + थाना- बुनियादगंज , जिला - गया , 

पिन - 823003 


पिता - विजय कुमार 


सामान्य 


पुरूष 


राहुल कुमार / G01031 / | 
28 . 11. 1980 


पिता - ब्रजमोहन सिंह , 


सामान्य 


पुरूष 


अभय कुमार सिंह / 
G01304 / 03.04.1978 


गांव- जारू , पो0 - जारूबनवरीया 

थाना - हुलासगंज 
जिला - जहानाबाद, पिन -824233 
ग्राम - राजापुर , पो0 - राजापुर 
इन्गलिश, थाना - कोइलबर , 

जिला भोजपुर , पिन - 802163 
ग्रा0 - उपाध्या बिगहा, पो0 - मैनपुर चंदा , 

जिला - अरवल , पिन - 824127 


पिता - रविशंकर 


सामान्य 


पुरूष 


प्रवीण कुमार उपाध्याय / 
G03628 / 20.07 . 1980 


उपाध्याय 


पिता -गिरीजेश कुमार | 


सामान्य 


पुरूष 


ग्राo + पो0 - ऐरा , थाना - सकुराबाद , 
जिला - जहानाबाद , पिन - 804421 


धर्मेन्द्र कुमार / G04806 / 
23.01. 1973 
रमेश कुमार / 
G04353 / 05.12. 1983 


सामान्य 


पुरूष 


पिता - राज कुमार 

सिंह 


ग्रा० - गुरियावां , पो0 - इटवाँ, थाना 
मोहनपुर , जिला गया,पिन - 824232 


पिछड़ा 


पुरूष 


| देव कुमार / 

G05638 / 01.04. 1977 


पिता - श्री दिलचंद 

प्रसाद 


वर्ग 


ग्रा० - कुशबीजा टोला , मुगेश वारपुर 
पो0 + थाना -डोभी, जिला - गया , 

पिन - 824220 
ग्रा0 + पो0 + थाना - डोभी, जिला- गया 

पिन - 824220 


सामान्य । पुरूष 


| उत्तम कुमार झा / 

पिता - दिनेश झा , 
G05674 / 20.08. 1976 
बृजनन्दन प्रसाद गुप्ता / | पिता - राजनन्दन प्रसाद 
G06204 / 18.04. 1979 

गुप्ता 


पिछडा 
वर्ग 


खरखुरा, नियर अशोक हाई स्कूल , 
पो0 + थाना - आर0 एस0 गया , 
जिला - गया , पिन - 823002 

ग्रा0 + पो० - चौरी , 
थाना - दाउदनगर , जिला - औरंगाबाद , 

पिन - 824127 


अनु0जाति । पुरूष 


रविन्द्र कुमार राम / 
G06776 / 13.03.1973 


पिता - स्व० जयराम 

दास 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 नवम्बर 2018 


पिता का नाम 


स्थायी पता 


क्र० 
सं० 


अभ्यर्थी का नाम / 
रौल नं0 / जन्म तिथि 


आरक्षण । लिंग 
कोटि 


6 


अनु0जाति । 


पुरूष 


संजीव कुमार रजक / 
G08011 / 05.01.1980 


सामान्य 


पुरूष 


अनोज कुमार पाठक / 
G08025 / 12.01. 1976 


पिता - श्याम दास छोटकी डेल्हा , गुसल खाना रोड 
रजक 

गया , पो0 - आर0एस0 गया , 

जिला - गया , पिन - 823002 
पिता - चन्द्रमोहन खरखुरा , नियर अशोक हाई स्कूल 
पाठक 

के पास , पोo - आर0 एस0 , 

जिला - गया , पिन - 823002 
पिता - राम स्वरूप 

ग्रा - जोता , पो0 -शिवेतर , 
मिस्त्री 

भाया - नारदीगंज , 

जिला - गया , पिन - 805109 
पिता - राम नरेश सिंह | ग्रा - पथरा, पो0 - लखैपुर , थाना - मोहनपुर 

जिला- गया , पिन -824232 


पुरूष 


अनिरूद्ध कुमार शर्मा / 
G08264 / 31.01.1982 


अत्यंत 
पिछड़ा 


वर्ग 


सामान्य 


पुरूष 


धनंजय कुमार सिंह / 
G09444 / 15. 02 . 1978 
| मनोज कुमार / 
G10780 / 20.11.1971 


पिता - भरत सिंह 


सामान्य 


पुरूष 


ग्रा0 + पो0 - नैली , 
भाया -खिजरसराय,थाना - महकार , 
जिला- गया, पिन - 824233 

ग्राo - बगैया , पो0 - पोखरा , 
थाना+ जिला - औरंगाबाद , पिन -824121 


सामान्य 


पुरूष 


| पिता - रूद्रदेव नारायण 

सिंह 


सामान्य । पुरूष 


पिता - उदय शंकर 

सिंह 


ग्रा0 + पो0 - अंछा, थाना- दाउदनगर , 
जिला - औरंगाबाद , पिन - 824143 


16 - परितोष कुमार सिंह/ 

G11178 / 01. 03. 1982 
राणा जी / 
G11626 / 11.07. 1981 
उपेन्द्र कुमार सिंह / 

G11769 / 20 .01 .1973 
| विजय कुमार / 
G12910 / 05 .01.1971 


पिता - लालदेव सिंह , 


सामान्य 


पुरूष 


इन्द्रधनुष ब्रह्मणी घाट , उपर गली , 

जिला - गया , पिन - 823001 


पिता - ललीता प्रसाद , 


सामान्य 


पुरूष 


ग्राम + पो0 - केनार चट्टी, भाया तरवां , 
थाना - वजीरगंज, जिला - गया , 

पिन- 805128 
ग्रा0 + पो0 - लरी , थाना- कुर्था , 
जिला - अरवल , पिन - 804421 


पिता -गिरीराज शर्मा 


सामान्य 


पुरूष 


| अजीत कुमार टिन्कु / 
G16721 / 02.04.1974 
प्रमोद कुमार / 
G17683 / 15.02. 1982 


पिता - वशिष्ठ सिंह 


सामान्य 


पुरूष 


मो० - न्यू कॉलनी , कोरमाथु हाउस , 

रोड नं0 -5 , छोटकी डेल्हा , 
पो0 - आर0एस0 , थाना - डेल्हा , 

जिला- गया , पिन - 823002 
फकीर टोली, जी0बी0रोड , गया , 

पिन - 823001 


पिता - एस0 फसीह 


सामान्य 


पुरूष 


एस0 रजी उर्रब / 
G17912 / 02.02. 1978 


उर्रब , 


सामान्य 


पुरूष 


अरविन्द कुमार / 
G19751 / 24. 08. 1974 


पिता - श्री कृष्ण 
कुमार सिंह 


ग्राo + पो0 - नैली 
जिला - गया , पिन - 824233 


24 


पिता - नारायण चौहान , 


पुरूष 


| रामनाथ चौहान / 
G20106 / 08.08. 1978 


ग्रा० - रघुबिगहा ( बरहारा ) , 
पो0 + थाना - माली, जिला - औरंगाबाद , 

पिन - 824102 


अत्यंत । 
पिछड़ा 
वर्ग 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2018 
पिता का नाम 

स्थायी पता 


क्र० 
सं० 


आरक्षण | लिंग 
कोटि 


अभ्यर्थी का नाम / 
रौल नं0 / जन्म तिथि 

2 
योगेन्द्र कुमार / 
G20151 / 01. 10.1973 


25 


पिछड़ा 


पुरूष 


पिता - स्व0 सुखदेव । 

प्रसाद 


वर्ग 


सामान्य 


पुरूष 


| जावेद अहमद खान / 
G20600 / 01. 03 .1979 


पिता - सगीर अहमद 

खान 


ग्राo - धंजावन , पो0 - बैटू बिगहा , 
थाना - सीतामढ़ी, जिला - नवादा , 

पिन - 823003 
न्यू फैशन ऐज नियर सहजादा 
सुटिंग , जी0बी0रोड के पास , 
थाना - कोतवाली , जिला- गया , 

पिन -823001 
न्यु० एरिया , बिसार रोड , गया 

पिन - 823001 


27 


पुरूष 


पिता - श्री सुरेश 

प्रसाद 


पिछड़ा । 
वर्ग 


मनोज कुमार / 
G20701 / 12.08. 1978 
अजय प्रसाद / 
G21686 / 19. 03 . 1979 


28 


पिछड़ा 


पुरूष 


पिता - स्व० भुनेश्वर । 

राउत 


ग्रा० - पींडरा खुर्द , पो0 - गोराघाट , 
थाना- डोभी, जिला- गया , 

पिन - 824220 


वर्ग 


योगदान के समय अभ्यार्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना 
आवश्यक होगा । 
भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में 

भी बिना किसी पर्व सचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई 
भी की जाएगी । 
बिहार पेंशन (संशोधन ) नियमावली द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1964, 
दिनांक 31.08. 2005 एवं 768 दिनांक 03 . 07 .2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी 
पेंशन योजना लागु होगी । 
अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के 
लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन ( पुलिस हस्तक प्रपत्र सं0 - 101 ) हेतु 
सभी अभ्यार्थियों के संबंधित जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षकों को इस 
कार्यालय के ज्ञापांक - 1655 / सा0शा0 दिनांक 29.10.2018 के द्वारा भेजी गयी है । जिन 
अभ्यार्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन में अगर प्रतिकूल अभियुक्ति प्राप्त होती है तो नियुक्त 
अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 
प्रत्येक अभ्यार्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र दी गयी है । अभिप्रमाणित 
फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 
योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 
सभी नव - नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक , बिहार पुलिस अकादमी, पटना सॉईतारा कॉम्प्लेक्स , 
आई०ए०एस० कॉलोनी, रूपसपुर, बेलीरोड, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 
वैसे अभ्यार्थी जो पूर्व से किसी पद पर नियुक्त / नियोजित हैं उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकार से 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त कर बिहार पुलिस अकादमी , पटना में योगदान के समय समर्पित 
करेंगे । 


। 


11. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2018 
सभी अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता , जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं 
स्व - अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर निश्चित 
रूप से अपना योगदान बिहार पुलिस अकादमी, बिहार, पटना में समर्पित करें अन्यथा निर्धारित 
अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

आदेश से , 
शिव कुमार झा , 
पुलिस उप - महानिरीक्षक , 

मगध क्षेत्र, गया । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 976- 571 + 100 -डी0टी0पी0। 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


